निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 फाल्गुन 1931 ( श० ) 
पटना, शुक्रवार , 26 फरवरी 2010 


( सं0 पटना 157 ) 


सं0 2 / सी० - 10122 / 2008 - 1509 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग 


- - - - - - - - 


संकल्प 

16 फरवरी 2010. 
श्री चन्दन कुमार , वि0प्र0से0 , कोटि क्रमांक 1362 / 04, 1177 / 08 तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 
कुमार खण्ड, मधेपुरा के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं बाढ़ राहत साहाश्य कार्यों के प्रति 
उदासीनता वरतने के प्रतिवेदित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरणए नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के नियम 9 (1) के तहत विभागीय संकल्प सं0 10503, दिनांक 24 सितम्बर 2008 द्वारा श्री कुमार 
को तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया । 

2. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप की प्रति उन्हें उपलब्ध कराते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई । 
श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण पर जिला पदा0 मधेपुरा से मंतव्य प्राप्त किया गया । 

3. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त 
मंतव्य तथा संचिका में संधारित कागजात / अभिलेखों की सम्यक समीक्षा किया गया । समीक्षोपरान्त सरकार के 
आदेशनुसार श्री चन्दन कुमार, वि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1362 / 04 , 1177 / 08 के दिनांक 1 फरवरी 2010 के प्रभाव 
से निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है : 

( क ) पाँच वार्षिक वेतन वृद्धियां पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक । 
( ख ) निलम्बन की अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, साथ ही दण्ड 

की अवधि किसी भी प्रकार की प्रोन्नति देय नहीं होगी । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 26 फरवरी 2010 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय 

तथा इसकी प्रति श्री चन्दन कुमार, वि0प्र0से0, मुख्यालय आयुक्त का कार्यालय तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर 
एवं अन्य सम्बंधित को दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र प्रकाश सहाय, 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 157-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


